रजिस्ट्री सं०ी 221 


KEGISTERED No. D . 221 


- 


- 


। 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग Lखण 
PARTI _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 51 ] 
N I 


नई दिल्ली, बापतिमार , अप्रैल 6, 1967/ 4 16 , 1889 
NEW DILHI, THURSDAY , APRIL 6 , 1967 /CHAITRA 16 , 1889 


- 


- 


- 


इस भाग में भित्र पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paglag is given to this part in order that it may be Alod 

asaseparato compilation. 


अम, रोजगार तथा पुर्नवास मंत्रालय 
( पुर्नमास विभाग ) 

संकल्प 


नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1967 


सं या 1 ( 1 ) / 67 - सी० पी० पार : -- श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास 
विभाग ) के संकल्प संख्या 5 ( 21 ) / 66 आर० ई . दिनांक 6 जनवरी , 1967 द्वारा पश्चिम बंगाल 
में पुनर्वास कार्य के लिये गठित समीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अतुल्य घोष द्वारा स्याग पत्र देने पर श्री 
एन० सी० चटर्जी, संसद् सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । यह भी निर्णय 
किया गया है कि श्री ए० सी० गुहा को समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाये तथा श्री एम . 
सी० मुखर्जी, सचिव, शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार , श्री एस० एम० 
बनर्जी के स्थान पर सदस्य होंगे । 

2 . उपरोक्त संकल्प में प्रशिक संशोधन करते हए समिति का संशोधित गठन निम्न प्रकार 
होगा : 

मध्यक्ष 
1 . श्री एन० सी० चटर्जी, मंमद् सदस्य 

( 13 ) 


OF INDIA ] - RAORDINARY 


PART Imanc. 


उपाध्यक्ष 


2. श्री ए . सी० ग्रहा 


सदस्य 
3. श्री पी० भार . चक्रवर्ती 
4. श्री एस . डी . शर्मा, उद्योग मंत्री , मध्य प्रदेश सरकार 
5. श्री बालकृष्ण वास्निक 
6. श्री एम० सी० मुखर्णी सचिव , शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास विभाग, पश्चिम 

बंगाल सरकार 
17. श्री अनिल दे, संयुक्त सचिब , श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास 

विभाग ) भारत सरकार 
8. श्री मर० एल० विश्वास ( एक विस्थापित व्यक्ति तथा सामाजिक कार्यकर्ता ) 

श्री एच० ए रे, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार , सलाहकारी क्षमता में समिति 
के सहयोगी होंगे । 

श्री एम० एन० धन्दा उप- सचिव , श्रम , रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) 
समिति के सचिव के रूप में काई करेंगे । 
3. भारत सरकार के उस संकल्प की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

मादेश 
मारे शिजा है कि इस संकाप को प्रतिलिमिलिखित को भेज दी जाये । 
१. समिति के सदा । 
२ भारत सरकार के मंत्राला विनाग । 

३ योगा प्रार, प्रधान मंत्री का सविधाता, केशोट सचिवालय तथा राष्ट्रात के 
निजी तथा सैनिक सचिव । 

४. राम सरकारों । संत्र प्रशाषित क्षेत्रों के मुख्य सपिा । 

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजरत में प्राम जान 
कारी के लिये प्रकाशित किया जाये । 


बी . अप्पा , सचिव । 


PRINTED IN INDIA BY THE CENTRAL MANAGER , COVERNMENT OF 
HPN MARL AND PRIMAD BY THE MANANTA ON IIMIRMATRINA 


PIA PREM . 

मा , 1967 


